FETE HO 37- (31)-7 


REGISTERED NO, D - ( D ) - 72 


VCRETAN 


Փոփ 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


- - - - - 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

ANTI - 91 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
- . - - - -- - - 

o 234 ] af farett, Jiane , fahrute 2, 1977 / 99xThu 11 , 1899 
No. 234 ] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 2, 1977 /AGRAHAYANA 11, 1899 

- - - - - 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging in glved to this Part in order that it may be filled 

AS # separate compilation 
= - = - - = 

– = - - 

- - - 

- - 
MINISTRY OF FINANCE 
(Bureau of Public Enterprises ) 

RESOLUTION 

New Delhi, the 23rd November 1977 
No, 5 ( 1 ) / 174 / - BPE ( PESB ) - Reicier ce is invited to the Ministry of Finance 
Bureau of Public Enterprises , Resolution No 5 ( 1 ) / 74 - BPE (PESB ) , dated 30th 
of August, 1974 , constituting the Public Enterprises Selection Board , as amended 
from time to time In the light of a fui thci review of the working of the Public 
Enterprise Selection Board Government have been pleased to decide as 
follows 
1 Thc tenure of the Chairman and Members of the Public Enterprises 

Selection Board shali be for a period of thice ycals from the date of 
their appointment and they shall be eligible for re - appointment on 

the expiry of the tenure 
2 The Public Enterprises Selection Board shall associate the Secretary of the 

concerned administrative Ministry with the selection for top level 

appointments referred to in para 4 of the above said Resolution 
3 The procedure for selection for appointment to all second level posts has 

been laid down in pala 6 ( a ) of the above - said Resolution It has 
now been decided that the functions of the Second Level Committee 
referred to in para 6 ( a ) of the above - sald Resolution would cover , 
apart from full - time Executive / Functional Directors, all other posts 


( 1461) 


1462 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART 1 - S c. I 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


-- 


- 


- - 


- 


at the second level, irrespective of designation and pay, provided such 
posts carry responsibility comparable to that of a full - time Executive / 
Functional Director and the incumbents of such posts would qualify 
for consideration for promotion to the post of Chief Executive in the 

Corporation 
4 . Similarly , para 7 ( a ) of the above - said Resolution rcfers to appointments 

of General Managers It has now been decided that the above 
procedure would apply to all third level posts including General 
Managers , irrespective of designation and pay , which would qualify 
for consideration for promotion to a second level post 

ORDER 
Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary , 
Part I, Section I 

Also ordered that a copy of the Resolution be comminicated to all Ministries / 
Departments of the Government of India , Public Sector Undertakings and all 
others concerned 

G C BAVEJA, 
___ Add ] Secy . and Director General 
वित्त मंत्रालय 


( सरकारी उद्यम कार्यालय ) 


मकल्प 


नई दिल्ली , 23 नवम्बर , 1977 


सं० 5 ( 1 )/ 74 - स० उ० का० ( स० उ० च ०म० ) -- - वित्त मत्रालय , सरकारी उद्यम 
कार्यालय के दिनाक 30 अगस्त , 1974 के यथा ममय मशाधित मकल्प संख्या 5 ( 1 )/ 
74 - स० उ०का ( म० उ० च० म० ) की ओर ध्यान दिलाया जाता है , जिसके 
अन्तर्गत सरकारी उद्यम चयन मडल का गठन किया गया था । सरकारी उद्यम चयन मडल 
की कार्यप्रणाली की आगे और ममीक्षा करने पर मरकार न निम्नलिखित निर्णय लिये है .- - 

1 सरकारी उद्यम चयन म डल के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्य-काल उनकी 

नियक्ति की तारीख से 3 वर्ष का होगा और यह कार्य - काल समाप्त 

हो जाने के बाद उन्हें फिर में नियुक्त किया जा मवेगा । 
2 उपर्युक्त मंकल्प के पैरा 4 में उल्लिखित शीर्ष स्तर के पदो पर की जाने 

वाली नियक्तियों के लिए मलेक्शन करने में सरकारी उद्यम चयन माल 
सबधित प्रशासनिक मंत्रालय को भी सहयोगी बनायेगा । 


3 दूसरे स्तर के सभी पदो पर की जाने वाली नियुक्ति के लिए सेलेक्शन 

की प्रक्रिया उपयुक्न संकल्प के पैरा 6 ( क ) मे निर्धारित की गई है । 
अब यह निर्णय किया गया है कि उपर्यक्त मकल्प के पंग 6 ( क ) में उल्लिखित 
दूसरे स्तर की ममिनियो के कार्य- क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्णकालिक कार्यकारी 
अधिकारी कार्य -निदेशको के अलावा दूसरे स्तर के अन्य सभी पद प्रा 
जायेगे , भले ही उनका पदनाम और बेतन कुछ भी हो , बशर्ते कि ऐसे 
पदो की जिम्मेदारी एक पूर्णकालिक कार्यकारी अधिकारी कार्य-निदेशक 
के समान हो । ऐसे पदधारी व्यक्ति निगम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
के पद पर पदोन्नति के लिए विचार करने हेतु अर्हक व्यक्ति माने आयेगे । 


भाग I खं . 1 


भारत का असाधारण राजपत्र 


J463 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


4. इसी प्रकार उपर्यक्त सकल्प के पैग 7 ( क ) मे महाप्रबन्धको की नियुक्तियो 

के बारे में बताया गया है । अब यह निर्णय किया गया है कि उक्त 
प्रक्रिया महाप्रबधक महित तीसरे स्तर के सभी पदो के लिए अपनाई 
जायेगी , भले ही उनका पदनाम और वेतन कुछ भी हो और चुने हुए 
व्यक्ति दूसरे स्तर के पद पर पदोन्नति के लिए विचार करने हेतु प्रहक 
माने जायेंगे । 


प्रादेश 
यह आदेश दिया जाता है कि यह मंकप भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 1 
खंड 1 मे प्रकाशित किया जाय । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी 
मत्रालयो/ विभागो तथा भारत सरकार के सभी सरकारी उपक्रमो पौर सर्व संबंधित को 
भेज दी जाय । 


शान चन्द बवेजा , 
अपर सचिव । 


महा प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रांझ, नई दिल्ली द्वारा 

मंद्रित तथा नियंत्रक , प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977 
PRINTED BY TIIE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977 


